निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 चैत्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 531 ) पटना, सोमवार , 8 अप्रील 2019 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


आदेश 

27 मार्च 2019 
सं० 1 / स्था0 ( 2) 02 / 2019 - 960 - पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागीय अधिसूचना सं0 769 - सह - पठित ज्ञापांक 

019 की कंडिका - 9 में सभी 568 नवनियुक्त पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन 
सप्ताह के अन्दर अपने पदस्थापन स्थान पर अपना योगदान समर्पित करने का निदेश दिया गया था । 

कुछ नवनियुक्त पशु चिकित्सकों द्वारा अपने पूर्व कार्यरत स्थान से विरमित न हो पाने तथा अन्य कारणों से योगदान 
अवधि विस्तार किये जाने हेतु अनुरोध पत्र समर्पित किया गया है । प्राप्त अनुरोध पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त नवनियुक्त पशु 
चिकित्सकों को अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान समर्पित करने हेतु अधिसूचना निर्गत की तिथि से तीन माह तक का समय 
प्रदान किया जाता है । 


आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 531 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


